273 


548 
HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 15 , 1977 ( MAGHA 26 , 1898 SAKA) 
5 . 

क्रमांक 2308-ज ( II )-76/ 2838.- श्री वृज लाल , पुत्र श्री मेहर चन्द , गांव कटेसरा , तहसील व जिला रोहतक की 
दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 
3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री वृज लाल को मन्लिग 150 रु ० वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 15171 जे. एन. (III ) -66/18309, दिनांक 24 अगस्त , 1966 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 5041- प्रार.III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 दारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्री मती 
धर्मों के नाम खरीफ , 1976 से 150 रु ० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

दिनांक 3 फरवरी , 1977 


क्रमांक 24 84 -ज (I ) -76/315 1.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करने हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सूरज कौर , विधवा श्री प्रभू राम, गांव भैरामपुर, भांरगी 
तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ , 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शो 
के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2263 -ज (I ) -76/3 155.-- श्री श्योकरन , पुत्र श्री मान सिंह , गांव निहालावास , तहसील व जिला 
महन्द्रगढ़ , को दिनांक 

15 जुलाई, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि 
श्री श्योकरण की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर , जो उसे पजाब /हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 10018- जे.एन.(III ) -68/15866, दिनांक 4 जुलाई, 1966 यथा अधिसूचना क्रमांक 5 041-बार- III - 70 /29505 
दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती मनकोरी के नाम रबी , 1977 से 
150 रुपये वार्षिक की दर सेसनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


1976 


क्रमांक 2462 ज ( I) -76/3159.--- श्री गुगन , पुन श्री अगड़ी राम , गांव सतनाली , तहसील लोहारू , जिला 
भिवानी की दिनांक 1 अगस्त , को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया 
है ) की धारा 4 एवं 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते 
है , कि श्री गन को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक को जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
51 39- प्रार-(III) .67/ 3500, दिनांक 29 सितम्बर , 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- पार III - 70/ 29505, दिनांक 
8 दिसस्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सरती देवी के नाम रबी , 1977 से 150 २० 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


- 


क्रमांक 248 3-ज (I )-76/31 63.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दलीप सिंह, पुन श्री सोहन लाल , गांव गोलीयका , तहसील रिवाड़ी , जिला 
महेन्द्रगढ़ को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 

दिनांक 7 फ़रवरी, 1977 
क्रमांक 35- ज(II).77/ 3324.--पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) (1 ए) तथा 3 ( 1 ए) के अनुसार सो 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती हरदेई देवी , विधवा श्री हरद्वारी लाल , गांव गुभाना , 
तहसोल बहादुरगढ़, जिला रोहतक को रबी , 1969 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरोफ , 1970 से 
150 रुपये वार्षिक कोमन वानी युद्व जागीर सनद में दो गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2461 -ज (I) -76,3341.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया ( ई ) को धारा 2 (ए ) 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 


में 


544 


274 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 15. 1977 ( MAGHA 26 1898 SAKA) 


[ PART I 


प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फाल तथा 
राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष 
जब से जागीर 
दी गई 


वाषिक 
राशि 


का नाम 


-- 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 


1 


भिवानी 


कांसूनी 


लोहारू 


100 


श्री चन्द राम , पुन 

श्री मुख्य राम 


खरीफ़ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 
रबी , 1973 से 


150 


2 


सांजर वास 


दादरी 


150 


श्रीमती मनोहरी देवी, 
विधवा श्री सूरजभान 


क्रमांक 2469-ज ( I ) -76/3349.--पूर्वो पंजाब यद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें ग्राज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सोपे 
गये अधिक रों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


फ़सल /वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


नाम 


- 


2 


3 


4 


6 


7 


रु . 


1 


100 


150 


2 


150 


भिवानी श्रीमती हसंती देवी , 

सेहर लोहारू रबी , 1969 से 
श्री बेग राज 

रबी , 1970 

तक 

खरीफ , 1970 से 
श्रीमती लडियां देवी , ढंगडोली दादरी 

रबी , 1973 से 
विधवा श्री रणजीत सिंह 

क्रमांक 40 -ज (II ) -77/3369.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधि 
कारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी 
गई फ सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम 

गांव व पता तहसील फसल/ वर्ष जब से जागीर वार्षिक 
दी गई 

राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


रोहतक 


सोहाटी 


बहादुरगढ़ 


खरीफ , 1974 से 


150 


श्री छतर सिंह , पुत्र 
श्री जय दयाल सिंह 
श्री सुभराम , पुत्र 
श्री जुग लाल 


2 


गुभाना 


रबी , 1973 से 


150 


यशवन्त कुमार 

जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


26087 CS ( H ) -Govt . Press , Chd . 


